निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 378 ) 


26 चैत्र 1936 ( AO ) 
पटना, बुधवार , 16 अप्रील 2014 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 

16 अप्रील 2014 
सं0 बी1 - 3- 54 / 2014 - 36 — लोक सभा का आम निर्वाचन, 2014 के अवसर पर 32 – आरा एवं 36 - जहानाबाद संसदीय निर्वाचन 
क्षेत्रों में मतदान के समय में परिवर्तन से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना सं0 -464 / बिहार .- लो .स. / 2014 दिनांक 
15.04. 2014 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए पुनः प्रकाशित की जाती है । 

बिहार- राज्यपाल के आदेश से, 
हुसैन यूसुफ रिजवी, 

संयुक्त सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 16 अप्रील 2014 

भारत निर्वाचन आयोग 


अधिसूचना 
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001 दिनांक 15 अप्रैल, 2014 / 25 चैत्र, 1936 ( शक ) 

हार - लो. स. / 2014 - यत:, भारत निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43 ) की धारा 56 
के साथ पठित धारा 30 के अंतर्गत दिनांक 19 अप्रैल, 2014 की अपनी अधिसूचना संख्या 464 / 2014 (5) के द्वारा बिहार राज्य में 
32 – आरा एवं 36 - जहानाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए तारीख 17 अप्रैल, 2014 को होने वाले मतदान में मतदान का समय प्रातः 7:00 
बजे से सायं 6:00 बजे नियत किया था , और 

यतः भारत निर्वाचन आयोग ने अपनी अधिसूचना संख्या 464 / बिहार - लो. स. / 2014 दिनांक 5 अप्रैल , 2014 द्वारा 36 - जहानाबाद 
संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के 214 - अरवल एवं 215 – कुर्था विधान सभा क्षेत्र में मतदान का समय परिवर्तित किया है, और 

यतः, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार ने कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पुनः अनुरोध किया है कि 
36 - जहानाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के 216 - जहानाबाद एवं 218 – मखदुमपर ( अ. जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में मत 

जहानाबाद एव 218 - मखदुमपुर ( अ. जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की अवधि 
परिवर्तित किया जाए और भारत निर्वाचन आयोग ने इस पर विचार करते हुए एवम् अन्य सभी तथ्यात्मक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, 
बिहार राज्य में पूर्वोक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में , मतदान के समय को परिवर्तित करने का निर्णय लिया है, और, 

अतः अब साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (1897 का 10) की धारा 21 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की 
धारा 56 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं0 464 / 2014 ( 5) दिनांक 19 मार्च, 2014 में 
निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात , 

उक्त अधिसूचना की अनुसूची के नीचे दी गई तालिका में बिहार राज्य में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्र के सम्मुख 
कॉलम ( 3) में विद्यमान प्रतिवष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी , अर्थात: 
___ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम 

मतदान की तारीख 

मतदान का समय 


17 अप्रैल, 2014 ( वृहस्पतिवार) 


पूर्वा, 7.00 बजे से अप. 4. 00 बजे तक 


17 अप्रैल , 2014 ( वृहस्पतिवार) 


पूर्वा 7: 00 बजे से अप 6. 00 बजे तक 


32 - आरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 
195 – अगिऑव ( अ. जा .) वि . स. 
196 – तरारी वि. स. 
192 – संदेश वि. स . 
193 - बड़हरा वि .स . 
194 – आरा वि. स. 
197 - जगदीशपुर वि. स. 
198 – शाहपुर वि .स. 
36 - जहानाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 
214 - अरवल वि. स. 
215 – कुर्था वि . स. 
216 - जहानाबाद वि. स. 
218 -मखदुमपुर ( अ. जा.) वि. स. 
217 - घोषी वि. स . 
233 - अतरी वि .स . 


17 अप्रैल, 2014 (वृहस्पतिवार) 


पूर्वा 7.00 बजे से अप. 4:00 बजे तक 


17 अप्रैल , 2014 ( वृहस्पतिवार ) । पूर्वा 7:00 बजे से अप 6:00 बजे तक 


आदेश से 
आर0 के0 श्रीवास्तव , प्रधान सचिव , 

___ भारत निर्वाचन आयोग । 
ELECTION COMMISSION OF INDIA 


NOTIFICATION 
Nirvachan Sadan , Ashoka Road, New Delhi- 110001 Dated 15th April, 2014 / 25 Chaitra, 1936 (Saka ) 

___ No. 464/ BR- HP/ 2014:- Whereas , the Election Commission of India by its Notification No 
464/ 2014 ( 5 ) dated 19th March, 2014 issued under Section 30 read with Section 56 of the 
Representation of the People Act, 1951 ( 43 of 1951 ) has fixed — Hours of Poll in respect of 32 
Arrah and 36 -Jahanabad Parliamentary Constituencies in the State of Bihar from 7 : 00 AM to 
6: 00PM on 17th April , 2014, and 

Whereas, the Commission has revised the hours of poll in respect of 214 - Arwal of 36 
Jehanabad PC , vide its notification number 464 - BR -HP /2014 dated 5th April , 2014 ; and 

Whereas, the Chief Electoral Officer, Bihar has made a further request to change the hours 
of poll of 216-Jehanabad onthe ground of L & O scenario and the Election Commsssion of India after 


PER JUIC ( 31HTEIRUT), 16 31UTC 2014 
taking into account it and all other material circumstances, has decided to make further change the 
hours of poll in the said Assembly Constituencies of 36 -Jehanabad PC in the State of Bihar : 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Section 56 of the Representation of 
the People Act, 1951 read with Section 21 of the General Clauses Act, 1897 ( 10 of 1897 ) , the 
Election Commission of India hereby makes the following amendment in its Notification No 
464 /2014 (5 ) deted 19th March , 2014 referred to above namely : 

In the Table below the Schedule to the said Notification , for the existing entry in column (3 ), 
against Parliamentary Constituency in the State of Bihar the following entries shall be substituted , 
namely : 
No, & Name of Parliamentary 

Date of poll 

Hours of poll 
Constituency 


7 .00AM to 4 .00PM 


7 .00AM to 6 . 00PM 


32 - Arrah Parliamentary Constituency 
195 -Agiaon ( SC ) AC 

17th Aril, 2014 (Thursday) 
196 - Tarari AC 
192-Sandesh AC 

17th Aril , 2014 ( Thursday) 
193 -Barhara AC 
194 - Arrah AC 
197 -Jagdishpur AC 
198 -Shahpur AC 
36 - Jehanabad Parliamentary Constituency 
214 -Arwal AC 

17th Aril , 2014 ( Thursday) 
215 -Kurtha AC 
216 - Jahanabad AC 
218 -Makhdumpur (SC ) AC 
217 -Ghosi 

17th Aril, 2014 ( Thursday ) 
233 - Atria 


7 .00AM to 4 .00PM 


7 .00AM to 6 . 00PM 


By Order , 
R . K .SRIVASTAVA , 

principal secretary, 
Election Commission of India . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER JGTC ( 31HTERUT ) 378 -571+ 300 - STOãouton 

Website: http ://egazette .bih .nic .in 


